निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ 1934 ( NO ) 
पटना, सोमवार , 18 फरवरी 2013 


( सं० पटना 143) 


सं0 3- ए - 2 - वे०पु०- 04/ 2008 -1519/वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 


14 फरवरी 2013 


विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेट्ठी कमीशन द्वारा जिला एवं सत्र 

न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग - 3 एवं 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की 
गई अनुशंसाओं के अनुरूप दिनांक 01.04. 03 के प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में । 

शेट्ठी आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक 
में राज्य सरकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग - 3 एवं वर्ग - 4 के कर्मियों 
को वेतनमान का पुनरीक्षण वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप संख्या - 91 18 वि०( 2 ) दिनांक 30. 10. 2008 एवं 
ज्ञाप संख्या - 9276 वि० ( 2 ), दिनांक 10. 11 . 2008 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी की गई थी । 


2. W.P.(C) No. 1022 / 1989 में दिनांक 07.10. 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय का 
आदेश एवं C. W .J. C . No .- 14425 / 2009 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना के आदेश के क्रम में वेतन 
पुनरीक्षण संबंधी वित्त विभागीय राज्यादेश ज्ञाप संख्या - 9118 वि० ( 2 ) दिनांक 30 . 10 . 2008 एवं ज्ञाप संख्या 
9276 वि०( 2) दिनांक 10.11. 2008 को राज्यादेश ज्ञाप संख्या - 6727 वि० (2) दिनांक 21. 06.2010 द्वारा 
दिनांक 01.04. 2003 के प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2013 
3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के क्रम में शेट्ठी कमीशन द्वारा जिला एवं 
सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग - 3 एवं 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की गई 
अनुशंसाओं के अनुरूप ही दिनांक 01 .04. 2003 के प्रभाव से स्वीकृत करने का विषय सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । 


____ 4 . अतएव सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय 
के वर्ग- 3 एवं वर्ग- 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों को निम्नवत् दिनांक 01 .04. 2003 के प्रभाव से 
स्वीकृत करने का निर्णय लिया है : 


क्र०सं० 


पदनाम 


स्वीकृत वेतनमान 


स्वीकृत भत्ते 


जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सिरिस्तेदार 


रु0 8000 -13500 


2 


प्रोसेस सर्वर 


रु0 2750 - 4400 


दफ्तरी 


रु0 2650 - 4000 


रु0 5500 - 9000 


स्टेनोग्राफर (ग्रेड - I) 
स्टेनोग्राफर (ग्रेड - II ) 


रु0 5000- 8000 


प्रोटोकॉल ऑफिसर 


रु0 5000 - 8000 


निजी सहायक / कार्यपालक सहायक 


रु0 5500 - 9000 


स्टेनो जो शहरी परिक्षेत्र में है 


रु0 150 
प्रतिमाह 


स्टेनो जो तालुका/ तहसील /जिलों में पदस्थापित है । 


रु0 100 
प्रतिमाह 


10 


चालक 


रु0 150 
प्रतिमाह 


पूर्व में स्वीकृत वेतनमान एवं भत्ते की अन्तर राशि का समायोजन देय बकाये के भुगतान से किया 


जाएगा । 


(ii) जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग - 3 एवं 4 के सभी कर्मचारियों को 
दिनांक 01 .04. 2003 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के क्रम में दिनांक - 31. 03.03 

को अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन पर एक वेतन वृद्धि देकर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का पुनरीक्षण 
किया जाएगा । 


( iii) दिनांक 01 .04. 2003 से दिनांक 31.12. 2005 तक के बकाये राशि का भुगतान शेष एक 
किश्त में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में पूर्ण बजट पारित होने के बाद किया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 फरवरी 2013 


3 


( iv ) वैसे कर्मी जो वित्तीय वर्ष 2003 - 04 से 2006 - 07 के बीच सेवा निवृत्त हो चुके हैं , उनका 
बकाया भुगतेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के पूर्ण बजट पारित होने के बाद किया जायेगा । 

( v) पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या - 9118वि० (2) दिनांक 30. 10. 2008, स्वीकृत्यादेश 
संख्या - 9276वि०(2 ) दिनांक 10. 11 . 2008 एवं राज्यादेश ज्ञाप संख्या - 6727 वि० (2 ) दिनांक 21 . 06. 
2010 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं उनकी शेष कंडिकाएँ में वर्णित शर्ते यथावत रहेंगी । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण 
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 143-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


